पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ० एन० / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड-18]] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अप्रैल , 2017 ई० ( चैत्र 25, 1939 शक सम्वत् ) [संख्या-15 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


451-454 


1500 


97-106 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थानन -नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

-जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग - 7 -इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ -पत्र आदि 


975 


975 


975 


- 


975 


975 


61 


975 


... 


1425 


451 - क 


452 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2017 ई ० ( चैत्र 25, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान –नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

शिक्षा अनुभाग -6 (उच्च शिक्षा) 

अधिसूचना 

28 मार्च, 2017 ई ० 
संख्या 207- / XXIV (6) / 2017-03 (7) / 2016- श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय 
( संशोधन) विधेयक , 2016 ( उत्तराखण्ड - का - अधिनियम संख्या 36. वर्ष 2016) -की - धारा -1- की - उपधारा -2 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने की एतद्वारा दिनांक 28 मार्च, 2017 की तारीख नियत 
करते हैं । 

आज्ञा से , 
एस0 रामास्वामी, 

मुख्य सचिव । 
कृषि एवं विपणन अनुभाग -2 

अधिसूचना 

28 मार्च, 2017 ई ० 
संख्या 165 / XIII -II / 2017-19(01) / 2011- उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 
( अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011 ) की धारा 17 की उपधारा (4) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
श्री राज्यपाल महोदय, कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग -2, उत्तराखण्ड शासन की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा गठित कृषि 
उत्पादन मण्डी समितियों का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


मण्डी समिति 


अधिसूचना संख्या व दिनांक 


1 


2 


3 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , संख्या VIP 109 / XIII - II / 19(01) / 2011 / टी 0 सी0-4, 
रामनगर , नैनीताल 

दिनांक 30.10.2015 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , संख्या 1047 / XIII-II / 19(01) / 2011 / टी 0 सी0-3, 
टनकपुर, चम्पावत 

दिनांक 18.11.2015 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , संख्या 1048 / XIII - II / 19( 01 ) / 2011 / टी 0 सी0-3 , 
ज्वालापुर , हरिद्वार 

दिनांक 18.11.2015 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , | 1. संख्या 1046 / XII - II / 19(01) / 011 / टी 0 सी0-3 . 
रूड़की, हरिद्वार 

दिनांक 18.11.2015 

2. संख्या 639 / XIII-II / 19(01) / 2016 , दिनांक 29.07.2016 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , संख्या 265 / XIII - II / 33 (01) / 2016, दिनांक 22.03.2016 
भगवानपुर, हरिद्वार 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति, | 1. संख्या VIP 27 / XIII - II / 19(01 ) / 2011 / टी 0 सी0-7, 
मंगलौर, हरिद्वार 

दिनांक 30.05.2016 
2. संख्या 642 / XH 11 / 22(01) / 2016, दिनांक 29.07.2016 

3. संख्या 956 / XII - II / 22(01 ) / 2016, दिनांक 16.12.2016 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , संख्या 598 / XII - 11 / 19( 1) / 2011 टी 0 सी0-7 , 
विकासनगर, देहरादून 

दिनांक 18.07.2016 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , संख्या 597 / XIII - II / 19( 01 ) / 2011 टी 0 सी0-7 , 
खटीमा , ऊधमसिंह नगर 

दिनांक 18.07.2016 


6 . 


7 . 


8 . 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2017 ई ० ( चैत्र 25 , 1939 शक सम्वत्) 


453 


1 


2 


3 


9 . 


संख्या 636 / XIll - II / 16(01) / 2016, दिनांक 29.07.2016 


10 . 


संख्या 635 / X|ll - II / 15(01) / 2016, दिनांक 29.07.2016 


11. 


संख्या 641 / X ||| - |I / 21 (01 ) / 2015, दिनांक 29.07.2016 


12. 


संख्या 637 / XIll -II / 17(01) / 2016, दिनांक 29.07.2016 


13. 


संख्या 709 / XIII- II / 28(01) / 2016 , दिनांक 21.09.2016 


उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , 
ऋषिकेश, देहरादून 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , 
लक्सर, हरिद्वार 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति, 
गदरपुर, ऊधमसिंह नगर 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति, 
किच्छा, ऊधमसिंह नगर 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , 
काशीपुर, ऊधमसिंह नगर 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति, 
हल्द्वानी, नैनीताल 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , 
रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , 
जसपुर , ऊधमसिंह नगर 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , 
सितारगंज , ऊधमसिंह नगर 
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति , 
नानकमत्ता, 

ऊधमसिंह नगर 


-14. 


संख्या VIP 53 / XIII - II / 31(01) / 2016, दिनांक 15.12.2016 


15 . 


संख्या 955 / Xll- [1/23(01 ) / 2016, दिनांक 16.12.2016 


16. 


संख्या 958 / XII - II / 24(01) / 2016 टी ० सी ०, 
दिनांक 16.12.2016 
संख्या 960 / XIII - II / 18 ( 01) / 2016, दिनांक 16.12.2016 


17 . 


18. 


संख्या 957 / XII - II / 30 (01 ) / 2016 टी 0 सी 0 , 
दिनांक 16.12.2016 


आज्ञा से , 


डॉ ० रणबीर सिंह, 

अपर मुख्य सचिव । 
न्याय अनुभाग -3 
अधिसूचना / नियुक्ति 

27 मार्च, 2017 ई ० 
संख्या 42 / xxxvi(3 )/2017-208/2001-T.C.-|- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( अधिनियम संख्या 66 , 
वर्ष 1984) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री . राज्यपाल महोदय, मा 0 उत्तराखण्ड 
उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके सम्मुख स्तम्भ -3 पर अंकित 
पद / न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र 0 सं 0 अधिकारी का नाम व पदनाम 

पद एवं न्यायालय का नाम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री धनन्जय चतुर्वेदी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल 
श्री -- श्रीकान्त पाण्डे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, ऊधमसिंह नगर 
श्री योगेश कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, उत्तराखण्ड 
न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला नैनीताल 
श्री धर्म सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
रानीखेत , अल्मोड़ा 


न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , 
विकासनगर, जिला देहरादून 
न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , 
टिहरी गढ़वाल 
न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, 
हरिद्वार 
न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, 
नैनीताल 


3. 


4 . 


454 


उत्तराखण्ड गजट, 15 अप्रैल , 2017 ई० ( चैत्र 25, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


5 . 


श्री बिन्ध्याचल सिंह, तृतीय अपर जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार 


न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , 
कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल 


6 . 


श्रीमती नीलम रात्रा, एफ ० टी ० सी ० / अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पोक्सो , 
ऊधमसिंह नगर 


न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, 
अल्मोड़ा 


7 . 


श्री अनिरूद्ध भट्ट, सिविल जज ( सी 0 डि 0), 
काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर 


अपर न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, 
देहरादून 


आज्ञा से , 


आलोक कुमार वर्मा, 


प्रमुख सचिव । 


राजस्व अनुभाग -1 

अधिसूचना 

31 जनवरी, 2017 ई ० 
संख्या 1398 / XVIII (1) / 2016-07(55 ) / 2016- प्रदेश के समस्त जनपदों की तहसीलों में स्थित सभी बैंकों में 
कृषि भूमि के अभिलेखों में कृषि तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण का प्रभार की प्रविष्टि की जायेगी । 
उक्त क्रियाकलापों के लिए ऋण की प्रविष्टि कम्प्यूट्रीकृत राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट करने एवं ऋण मुक्त करने के 
समस्त कार्य नियमानुसार उपभोक्ता शुल्क संबंधित बैंक (ऋणदाता) द्वारा हितबद्ध व्यक्ति / संस्था से प्राप्त किये जायेंगे । 
खतौनी में कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों के ऋण का प्रभार ऑनलाइन दर्ज करने हेतु Online Charge Creation 
के WebApplication को सभी बैंकों द्वारा प्रयोग में लाये जाने तथा उक्त धनराशि को संबंधित सोसाइटी के खाते में 
जमा किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
डी 0 एस0 गाल, 

सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0 ) 15 हिन्दी गजट / 213 – भाग 1-2017 ( कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अप्रैल , 2017 ई० ( चैत्र 25, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


March 2nd, 2017 


No. 30 /UHC /XIV -a /41/Admin.A /2015-- Sri Abhay Singh , Civil Judge (Jr. Div.),Kotdwar, DistrictPauriGarhwal 
is hereby sanctioned earned leave for 25 days w.e.f. 23.01.2017 to 16.02.2017 with permission to prefix 22.01.2017 as 
Sunday holiday 


By Order of Hon ble the Vacation Judge, 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIEICATION 


March 16, 2017 


No. 42 /UHC / Admin.A /2017 -- SriAnujKumar Sangal, 2nd Additional District & Sessions Judge , Dehradun 
is transferred and posted as Registrar, High Court of Uttarakhand ,Nainital vice Sri KanwarAmninder Singh . 


NOTIFICATION 


March 16, 2017 


No. 43/ UHC/ Admin.A/2017 - Sri Amit Kumar Sirohi , Judge, Family Court , Nainital is repatriated and 
posted as Additional District & Sessions Judge, Ranikhet, District Almora, vice Sri Dharam Singh . 


97 - ख 


98 


BTRIQUE ET, 15 Hð , 2017 so ( a 25 , 1939 yra 490 ) 


[HTI 1-5 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 44 /UHC /Admin.A /2017 --Sri Sahdev Singh , 2nd AdditionalDistrict & Sessions Judge , HaldwaniDistrict 
Nainital is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge ,Kotdwar, District PauriGarhwal, vice 
Sri Dhananjay Chaturvedi. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 45/UHC/Admin.A /2017 -- Sri Gurubaksh-Singh , Additional-District & Sessions Judge, Tehri Garhwal 
is transferred and posted as Judge, 2nd Additional District & Sessions Judge, Dehradun , vice Sri Anuj Kumar. 
Sangal. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 46 /UHC /Admin.A /2017 --Sri Ajay Chaudhary, Secretary -cum -Registrar, State Level Police Complaint 
Authority, Uttarakhand,Dehradun is repatriated and posted as 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun , 
in the vacant Court. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No.47/UHC/Admin.A /2017 -- Smt.RamaPandey, Judge, Family Court,Hardwar is repatriated and posted 
as F.T.C./Additional District & Sessions Judge /Special Judge POCSO , Dehradun , vice Smt.Neena Aggarwal. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 48/UHC/Admin.A /2017--Sri Pankaj Tomar, 1st Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District 
Hardwar is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar, vice 
Sri SrikantPandey. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 49/UHC/Admin.A /2017 -- Sri Sushil Tomar, 2nd Additional District & Sessions Judge , Nainital is 
transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District Hardwar, vice Sri Pankaj Tomar. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 50 /UHC /Admin A /2017-- SriRahulGarg , 2nd AdditionalDistrict & Sessions Judge ,Udham Singh Nagar 
is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge , Laksar, District Hardwar, vice 
Sri Manoj Garbyal. 


TT 1-03] 


UTRUGGC, 15 37 21, 2017 fo ( a 25, 1939 a WC) 


99 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 51/UHC /Admin.A /2017 -- Smt.Neena Aggarwal, F.T.C./Additional District & Sessions Judge/Special 
Judge , POCSO , Dehradun is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge , Tehri Garhwal, 
vice Sri Gurubaksh Singh . 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 52 /UHC /Admin.A /2017 -- Sri Brijendra Singh , 4th Additional District & Sessions Judge , Dehradun 
is transferred and posted as F.T.C./Additional District & Sessions Judge /Special Judge , POCSO , Udham 
Singh Nagar, vice smt. Neelam Ratra . 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 53/UHC /Admin.A /2017 -- SriKanwar Amninder Singh , Registrar, High Court of Uttarakhand ,Nainital 
is repatriated and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Hardwar, in the vacant Court. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 54 /UHC /Admin.A /2017 -- Sri Arvind Kumar, 2nd Additional District & Sessions Judge , Roorkee , 
District Hardwar is transferred and posted as 2nd Additional District & Sessions Judge, Haldwani, District 
Nainital, vice Sri Sahdev Singh . 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 55 /UHC /Admin.A /2017 -- SriManojGarbyal, AdditionalDistrict & Sessions Judge , Laksar, District 
Hardwar is transferred and posted as Registrar, High Court ofUttarakhand, Nainital, in the vacantpost. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 56 /UHC /Admin.A /2017 -- Sri Rajeev Kumar, Registrar, State Consumer Disputes Redressal 
Commission , Uttarakhand , Dehradun is repatriated and posted as Additional District & Sessions Judge, 
Rudraprayag, in the vacantCourt. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 57 /UHC /Admin.A /2017 -- Smt. Archana Sagar, 5th Additional District & Sessions Judge , 
Hardwar is posted as F.T.C./Additional District & Sessions Judge / Special Judge , POCSO , Hardwar, vice 
Smt. Anjushree Juyal. 


This order will come into force w.e. f. 15.04.2017 . 


100 


BTINGUE TUC, 15 3184, 2017 şoda 25, 1939 19 Han ) 


[ TIVI 1–06 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 58 /UHC /Admin.A /2017 --Sri Ambika Pant, Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is 
transferred and posted as Chief Judicial Magistrate , Chamoli vice Sri Shiva Kant Dwivedi. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 59 /UHC /Admin.A /2017-- Ms. Pratibha Tiwari, Chief JudicialMagistrate , Pithoragarh is transferred 
and posted as Civil Judge (Sr Div .), Dehradun , vice Sri Ashutosh KumarMishra . 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 60 / UHC /Admin.A /2017 --Sri Kuldeep Sharma, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal 
Services Authority, Dehradun is repatriated and posted as Chief Judicial Magistrate , Pithoragarh , vice 
Ms. Pratibha Tiwari. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 61/ UHC /Admin.A /2017 -- Sri Ashutosh Kumar Mishra , Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is transferred 
and posted as Chief JudicialMagistrate , Hardwar, vice Sri Manish Kumar Pandey . 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 62/UHC /Admin.A /2017-- Sri Manish Kumar Pandey, Chief Judicial Magistrate, Hardwar is 
transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.),Nainital, vice Ms. Meena Deopa. 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 63 /UHC /Admin.A /2017 -- Sri Dharmendra Singh Adhikari , Chief Judicial Magistrate , PauriGarhwal 
is transferred and posted as Joint Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital, 
in the vacant post. 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No. 64/UHC / Admin.A /2017 --Sri Shiva Kant Dwivedi, Chief JudicialMagistrate , Chamoli is transferred 
and posted as Chief JudicialMagistrate , Udham Singh Nagar, vice Sri Ambika Pant. 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 


No: 65 /UHG /Admin.A / 2017 ==Ms. RajaniShukla , Civil Judge (Sr-Div .), Rishikesh =-District-Dehradun- 
is transferred and posted as 1stAdditional Civil Judge (Sr. Div .),Hardwar, vice Sri Sudhir Kumar Singh . 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 66 /UHC /Admin.A /2017 -- Ms. Kusum , Additional Judge, Family Court, Dehradun is repatriated and 
posted as Additional Chief JudicialMagistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar, vice Smt. Savita Chamoli. 


TI 1-5 ) 


BTRIQUE TC, 15 aùa , 2017 ļo (da 25 , 1939 919 Haa ) 


101 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 67 /UHC /Admin.A /2017-- Sri Sudhir Kumar Singh , 1st Additional Civil Judge (Sr.Div.), Hardwar is 
transferred and posted as Chief JudicialMagistrate, PauriGarhwal, vice Sri Dharmendra Singh Adhikari. 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No.68/UHC /Admin.A /2017--SriUdai Pratap Singh ;Additional Chief JudicialMagistrate, Haldwani, District- 
Nainitalis transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh ,District Dehradun , vice Ms.Rajani Shukla . 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 69/UHC /Admin.A /2017 -- Smt. Savita Chamoli, Additional Chief JudicialMagistrate , Kashipur, 
District Udham Singh Nagar is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun , vice 
Sri Dharmendra Kumar Singh . 

NOTIFICATION 

March 16 , 2017 
No. 70 /UHC/ Admin.A /2017-- Sri Dharmendra Kumar Singh , 1st Additional Civil Judge ( Sr. Div .), Dehradun 
is transferred and pošted as Chief JudicialMagistrate, Champawat, vice Smt.Manju Singh Mundey. 

Hehas also been given additional charge of the Court ofCivil Judge (Sr. Div.), Champawat, in addition to 
his duties 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
-No: -7-1-/UHC /Admin.A / 2017 -- Sri Sudhir Tomar, Civil Judge ( Sr. Div.), Roorkee ...District Hardwar -is 
transferred and posted as Chief JudicialMagistrate, Rudraprayag, vice Sri Mukesh Chandra Arya. 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 72 /UHC /Admin.A / 2017 -- SriMadan Ram , 2nd AdditionalCivil Judge (Sr.Div.),Hardwar,is transferred 
and posted as Civil Judge ( Sr. Div.), Vikas Nagar, District Dehradun , vice Ms. ShivaniPasbola . 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 73 /UHC /Admin.A /2017 -- Sri Mukesh Chandra Arya , Chief JudicialMagistrate , Rudraprayag is 
transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate , Haldwani, District Nainital, vice 
Sri Udai Pratap Singh . 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 74 /UHC/ Admin.A /2017 -- Smt. Manju Singh Mundey, Chief JudicialMagistrate , Champawat is 
transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun , vice Ms. Anita Gunjiyal. 

NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 75 /UHC/Admin.A /2017 -- Sri Ramesh Singh , Civil Judge (Sr. Div .)/Secretary, District Legal Services 
Authority, Hardwar is repatriated and posted as Civil Judge ( Sr. Div .), Rudraprayag, vice Smt. Sangeeta Rani. 


102 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2017 ई ० ( चैत्र 25 , 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


NOTIFICATION 


March 16, 2017 
No. 76 /UHC /Admin.A /2017 -- Smt. Sangeeta Rani, Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag is transferred 
and posted as Additional Chief Judicial Magistrate (Railway), Haldwani, District Nainital, vice Smt. Jyoti 
Bala . 


NOTIFICATION 


March 16 , 2017 
No. 77 /UHC / Admin.A / 2017 --Ms. Anita Gunjiyal, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div .), Dehradun is 
transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee , DistrictHardwar,vice Sri Sudhir Tomar. 

NOTIFICATION 


March 16, 2017 
No. 78/ UHC / Admin.A/ 2017 -- Sri Vinod Kumar Burman, 2nd Additional Chief Judicial Magistrate , 
Dehradun is transferred and posted as Civil Judge ( Sr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, vice 
Sri Anirudh Bhatt. 


NOTIFICATION 


March16, 2017 


No. 79 /UHC /Admin.A / 2017 -- Smt. Jyoti Bala , Additional Chief Judicial Magistrate (Railway), Haldwani, 
District Nainital is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge ( Sr. Div.), Hardwar, vice SriMadan Ram . 

NOTIFICATION 


March 16, 2017 


No. 80 /UHC /Admin.A /2017 --Ms. ShivaniPasbola , Civil Judge (Sr. Div.), Vikas Nagar, District Dehradun 
is transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate ,Roorkee , DistrictHardwar, vice Sri Vivek Srivastava . 


This order will come into force w.e.f. 15.04.2017 . 


By Order of the Court, 

Sd/ 
NARENDRA DUTT , 

Registrar General. 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , कोटद्वार, गढ़वाल 

आदेश 
फरवरी , 2017 ई ० 


7 


पत्र संख्या 1245 / सा ०प्रशा० / नोटिस / 2016-17 - वाहन संख्या डी ०एल० 09 एस ० ए0 के0-5947 का चालान 
28.01.2017 को प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार द्वारा आर0 सी 0, आई0 सी 0, पी ० यू० सी 0 सी 0 प्रस्तुत न किये जाने के अभियोग 
में किया गया । उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने वाहन चालक श्री हिमान्शु कोटनाला पुत्र 
श्री रमेश चन्द्र कोडचाला, निवासी काशीसमपुर, नजीबाबाद रोड, कोटवार, जनपद - पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस 
कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1520070036390 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की 
गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 
4236 / सा ०प्रशा0 / लाइनोटिस / 2016-17 , दिनांक 31.01.2017 प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त के अनुपालन 
में दिनांक 02.02.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । जिसमें 
उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2017 ई ० ( चैत्र 25, 1939 शक सम्वत् ) 


103 


लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1520070036390 
को दिनांक 03.02.2017 से दिनांक 02.05.2017 तक (90 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

15 मार्च, 2017 ई ० 
पत्र संख्या 1472 / सा ० प्रशा0 / नोटिस / 2016-17 - पुलिस इन्सपेक्टर, इण्टरनेशनल एयरपोर्ट , ट्रैफिक पीएस , 
देवनहाली,बैंगलौर सिटी ने मार्ग चेकिंग के दौरान दिनांक 22.01.2017 को वाहन संख्या के0 ए0 03 यू -0338. का चालान शराब 
का सेवन कर वाहन का संचालन किये जाने के अभियोग में किया गया । उक्त अनियमितता के लिए पुलिस इन्सपेक्टर, 
इण्टरनेशनल एयरपोर्ट , ट्रैफिक पीएस, देवनहाली, बैंगलौर सिटी ने वाहन चालक श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री नैन सिंह , 
निवासी ग्राम काशीरामपुर पट्टी, सुखरौ, तहसील कोटद्वार , जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक 
लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520090003703 , के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त 
सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1420 / सा 0प्रशा० / लाइo नोटिस / 2016-17 , दिनांक 
23.02.2017 , प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 14.03.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में 
उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा 
न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1520090003703 
को दिनांक 15.03.2017 से दिनांक 14.06.2017 तक (90 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

10 मार्च, 2017 ई ० 
पत्र संख्या 1474 / सा ० प्रशा० / नोटिस / 2016-17 - प्रवर्तन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा मार्ग चेकिंग के दौरान 
दिनांक 25.11.2016 को वाहन संख्या यू0 ए0 12ए -2017 का चालान वाहन में 4395 किग्रा0 ओवरलोड ले जाने एवं पूर्व 
पीबी संख्या 361094 का निस्तारण न किये जाने के अभियोग में किया गया है । उक्त अनियमितता के लिए 
प्रवर्तन अधिकारी, ऋषिकेश ने वाहन चालक मौ ० नाजीम पुत्र श्री यामीन, निवासी सब्जी बाजार, रूद्रप्रयाग, जनपद 
रूद्रप्रयाग के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू 0के0-1519940016718 के विरुद्ध कार्यवाही 
किए जाने की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्यालय से 
पत्र संख्या 1421 / सा ०प्रशा0 / लाइ 0 नोटिस / 2016-17 , दिनांक 23.02.2017, प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त 
के अनुपालन में दिनांक 10.03.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया 
गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अक्सर प्रदान करते हुए , जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1519940016718 
को दिनांक 10.03.2017 से दिनांक 09.06.2017 तक (90 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

आदेश 

10 मार्च, 2017 ई ० 
पत्र संख्या 1475 / सा ० प्रशा ० / नोटिस / 2016-17 - प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार ने मार्ग चेकिंग के दौरान दिनांक 
30.01.2017 को वाहन संख्या यू 0 ए0 12-6360 ( मैक्सी कैब) का चालान वाहन में तीन सवारी पीछे फुटरेस्ट पर लटकी, 
वाहन में चालक सहित कुल 16 सवारी ले जाने के अभियोग में किया गया है । उक्त अनियमितत्ता के लिए प्रवर्तन अधिकारी, 
कोटद्वार ने वाहन चालक श्री बृजेन्द्र सिंह नेगी पुत्र श्री डी 0 एस0 नेगी, निवासी ग्राम बांसी, पो 0 सैन्धीखाल , जिला पौड़ी 
गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेंस संख्या यू 0 के0-1520010008947, के विरुद्ध 
कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु 


104 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2017 ई० ( चैत्र 25 , 1939 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय से पत्र संख्या 1367 / सा ० प्रशा 0 / लाइ० नोटिस / 2016-17, दिनांक 23.02.2017. प्रेषित किया गया है । वाहन 
चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 10.03.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष 
प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1520010008947 
को -दिनांक 10:03.2017 से दिनांक 09.06.2017 तक (90 दिवसों ) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 


आदेश 
21 मार्च, 2017 ई ० 


पत्र संख्या 1524 / सा ०प्रशा० / नोटिस / 2016-17 - प्रवर्तन अधिकारी, नई टिहरी ने मार्ग चेकिंग के दौरान दिनांक 
27.02.2017 को वाहन संख्या यू0 के 0 07 टीसी -2166 (मैक्सी कैब), का चालान वाहन में 09 के सापेक्ष 12 सवारी बैठाने एवं 
चालक कक्ष 04 सवारी है, जो खतरनाक है, के अभियोग में किया गया । उक्त अनियमितता के लिए प्रवर्तन अधिकारी , 
नई टिहरी ने वाहन चालक श्री राकेश सिंह पुत्र श्री गम्भीर सिंह, निवासी म0 नं 0 08 , ग्राम ग्वाडी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के 
नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू0के0-1520100006145 , के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की 
संस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 
1497 / सा ०प्रशा0 / लाइ0 नोटिस / 2016-17, दिनांक 18.03.2017 प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त के अनुपालन में 
दिनांक 21.03.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके 
द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1519980025826 
को दिनांक 21.03.2017 से दिनांक 20.06.2017 तक ( 90 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 


आदेश 

21 मार्च, 2017 ई ० 
पत्र संख्या 1525 / सा ०प्रशा० / नोटिस / 2016-17 - परिवहन कर अधिकारी , प्रथम, ऋषिकेश ने मार्ग चेकिंग के 
दौरान दिनांक 27.02.2017 को वाहन संख्या यू0 के 0 15 सीए -0409, का चालान वाहन में 2070 किग्रा० (तीन टन) माल 
ओवरलोड ले जाने एवं आर0 सी 0, आर0 पी 0, सी 0 ओ 0एफ 0, आई ० सी ० तथा कर जमा का प्रमाण प्रस्तुत न किये जाने 
के अभियोग में किया गया । उक्त अनियमितता के लिये परिवहन कर अधिकारी, प्रथम, ऋषिकेश ने वाहन चालक श्री मनोज सिंह पुत्र 
श्री जगमोहन सिंह, निवासी ग्राम कठूर बडा, पो 0 मोहन सांकरी, जनपद पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा जारी 
चालक लाइसेन्स संख्या यू0 के0-1519980025826, के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की सस्तुति की गई है । लाइसेन्सधारक को 
उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 1490 / सा 0प्रशाo / लाइo नोटिस / 2016-17 , 
दिनांक 17.03.2017 , प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त के अनुपालन में दिनांक 20.03.2017 को सुनवाई हेतु 
कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । जिसमें उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते 
हुए, भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू० के० 
को दिनांक 20.03.2017 से दिनांक 19.06.2017 तक (90 दिवसों ) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 


-1519980025826 


105 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट, 15 अप्रैल, 2017 ई० ( चैत्र 25, 1939 शक सम्वत् ) 

आदेश 

24 मार्च, 2017 ई ० 
पत्र संख्या 1529 / सा ०प्रशा० / नोटिस / 2016-17 - प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी ने मार्ग चेकिंग के दौरान दिनांक 
01.03.2017 को वाहन संख्या यू 0 के 0 12टीए -0549 ( जीप / टैक्सी), का चालान बीमा प्रमाण - पत्र प्रस्तुत न करने एवं सीट 
बेल्ट नहीं पहनी है , के अभियोग में किया गया । उक्त अनियमितता के लिये प्रवर्तन अधिकारी, पौड़ी ने वाहन चालक 
श्री रमेश चन्द धस्माना पुत्र श्री जठानन्द धस्माना, निवासी एकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के नाम पर इस कार्यालय द्वारा 
जारी चालक लाइसेन्स संख्या यू 0के0-1519860018816, के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है । 
लाइसेन्सधारक को उक्त सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय से पत्र संख्या 
1469 / सा ०प्रशा० / लाइ० नोटिस / 2016-17, दिनांक 14.03.2017 प्रेषित किया गया है । वाहन चालक उक्त के 

अनुपालन 
में दिनांक 22.03.2017 को सुनवाई हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए तथा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है । जिसमें 
उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकारते हुए, भविष्य में ऐसा न करने की घोषणा की गई । 

लाइसेन्सधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसिंग 
अधिकारी के रूप में , मैं , रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , कोटद्वार , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की 
धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त चालक लाइसेन्स संख्या यू 0 के0-1519860018816 
को दिनांक 24.03.2017 से दिनांक 23.06.2017 तक ( 90 दिवसों) की अवधि हेतु निलम्बित करता हूँ । 

रावत सिंह, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

कोटद्वार, गढ़वाल । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश 

आदेश 

23 मार्च, 2017 ई ० 
--पत्रांक-412-/-प्रशा0- / ला 0 /-2017 - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी द्वारा अवगत कराया है कि श्री दिगम्बर सिंह. 
पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम रणसोलीधार, पो 0, चन्द्रबदनी , टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 12.01.2017 को शराब 
के नशे में वाहन चलाकर वाहन को खाई में गिरा दिया । जिसके कारण उनके द्वारा चालक के लाइसेन्स संख्या 
UK -1420000035786 के विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी । दिनांक 04.02.2017 को इस कार्यालय द्वारा 
नोटिस भेजा गया व पुनः दिनांक 18.02.2017 को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा गया , लेकिन न ही उत्तर दिया और 
न ही उपस्थित हुए । 

उक्त चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , 
डा 0 अनीता चोला , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की 
उपवास + के अन्तर्गत प्रक्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दिगम्बर सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम 
रणसोलीधार, पो ० चन्द्रबदनी, टिहरी गढ़वाल के लाइसेन्स संख्या UK-1420000035786 को दिनांक 21.03.2017 से 
प्रतिसंहृत ( REVOKE) करती हूँ । 

आदेश 
23 मार्च, 2017 ई ० 


पत्रांक 413 / प्रशा० / ला 0 / 2017 - पुलिस अधीक्षक , रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया है कि श्री रघुवीर सिंह पुत्र 
श्री बचन सिंह, निवासी माहर गाँव, रूद्रप्रयाग एवं जी 0 एम 0 ओ 0 यू 0 लि 0, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 30.10.2016 को शराब 
के नशे में वाहन चलाकर , वाहन को दुर्घटनाग्रस्त किया गया , जिसमें 01 व्यक्ति की मृत्यु तथा 02 व्यक्ति घायल हो 
गये थे , जिसके कारण उनके द्वारा चालक के लाइसेन्स संख्या UK- 1419860052706 के विरुद्ध कार्यवाही करने की 
संस्तुति की गयी । दिनांक 23.11.2016 को इस कार्यालय द्वारा नोटिस भेजा गया व पुनः दिनांक 16.12.2016 को 
पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा गया, लेकिन न ही उत्तर दिया और न ही उपस्थित हुए । 


106 


उत्तराखण्ड गजट , 15 अप्रैल, 2017 ई० ( चैत्र 25, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
उक्त चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , 
डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 19 की 
उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी माहर गाँव, 
रूद्रप्रयाग एवं जी 0एम 0 ओ 0 यू 0 लि 0, ऋषिकेश के लाइसेन्स संख्या UK-1419860052706 को दिनांक 21.03.2017 से 
प्रतिसंहृत (REVOKE ) करती हूँ । 

आदेश 

23 मार्च, 2017 ई ० 
पत्रांक 417 / प्रशा 0 / ला 0 / 2017 - सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , नई टिहरी द्वारा अवगत कराया है कि 
श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी तल्लाकोट, पो 0 होशियारी खाल, टिहरी को दिनांक 04.07.2016 को चेकिंग 
के दौरान पाया कि चालक का दाहिना हाथ (पंजा ) वाहन संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है, जिसके कारण उनके द्वारा 
चालक के लाइसेन्स संख्या UK-1419990036223 के विरुद्ध कार्यवाही करने की संस्तुति की गयी । दिनांक 20.12.2016 
को इस कार्यालय से पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा गया , लेकिन न ही उत्तर दिया और न ही उपस्थित हुए । 

उक्त चालन अनुज्ञप्ति के विरुद्ध जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , 
डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की 
उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, निवासी तल्लाकोट, पो 0 होशियारी खाल , 
टिहरी के लाइसेन्स संख्या UK-1419990036223 को दिनांक 21.03.2017 से प्रतिसंहृत ( REVOKE) करती हूँ । 

डा 0 अनीता चमोला , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन , रूड़की, जनपद हरिद्वार ( उत्तराखण्ड ) 

आदेश 

02 मार्च, 2017 ई ० 
पत्रांक 556 / पंजीयन निरस्त / 2017 - वाहन संख्या यूए07 सी -8381, स्कूल बस, मॉडल 1997 , चेसिस संख्या 
359357CSQ003641, इंजन नं 0 697D28BSQ105773, इस कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त वाहन शिवालिक गंगेज. 
पब्लिक स्कूल , खानपुर रोड, भगवानपुर, हरिद्वार के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 08.02.2017 को वाहन के 
पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया है, क्योंकि उक्त वाहन स्कूल के छात्र व छात्राओं को लाने ले जाने योग्य नहीं रही 
है । उक्त वाहन संविद मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । 
श्री सईद अहमद , वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / सहा0 सम्भागीय निरीक्षक, रूड़की कार्यालय की आख्यानुसार वाहन का 
मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने 
का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , शैलेश तिवारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 
की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 08.02.2017 को वाहन संख्या यूए 07 सी -8381 , 
स्कूल बस, मॉडल 1997, चेसिस सं 0 359357CSQ003641 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


शैलेश तिवारी, 
सहा ० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूड़की । 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई 0) 15 हिन्दी गजट / 213 – भाग 1 - क -2017 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 

गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2017 ई ० ( चैत्र 25 , 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
मैंने धार्मिक कारणों से अपना नाम सोनम बोरा से बदलकर यशवंत सिंह बोहरा पुत्र खीम सिंह बोरा कर लिया 
है । मुझे इसी नाम से जाना जाये । 


समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है । 


यशवंत सिंह बोहरा पुत्र खीम सिंह बोरा, 
निवासी नजदीक रत्ना पैट्रोल पम्प , ढंडेरा, 

रूड़की, जिला हरिद्वार -247667 


पी ० एस० यू० ( आर० ई० ) 15 हिन्दी गजट / 213 – भाग 8–2017 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


61 - ट 


